निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 अग्रहायण 1934 ( शO ) 
पटना, सोमवार , 10 दिसम्बर 2012 


( सं0 पटना 656 ) 


राजस्व पर्षद, बिहार 


- 


- 


- 


अधिसूचनाएं 

7 दिसम्बर 2012 
सं0 10 / नीति ( शुल्क पुन0 )- 88 / 2012 - 1538 — बिहार उत्पाद अधिनियम,1915 (बिहार अधिनियम - II ,1915 ) 
की धारा - 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद , बिहार अधिसूचना सं0 23 - 137 - 2 दिनांक 29 
अप्रैल 1919 के अधीन निमित्त तथा बाद में समय - समय यथा संशोधित नियमावली में निम्नांकित संशोधन करती है । 

(1 ) पर्षदीय अधिसूचना सं0 3694 दिनांक 04. 05. 1994 के द्वारा यथा संशोधित प्रचलित नियम 106 ( घ ) को 
निम्नप्रकार से संशोधित किया जाता है । 

__ थोक बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति परिसर से खुदरा बिक्रेताओं को भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर की आपूर्ति 
के लिए पास यदि 12 ( बारह ) रू0 प्रति एल०पी०एल0 की दर से भारत निर्मित विदेशी शराब पर तथा 12 ( बारह ) रू0 
प्रति बल्क ली0 की दर से बीयर पर संचलन शुल्क का अधिरूपण एवं वसूली निर्गमन जिले द्वारा कर ली गई हो , तो 
निर्गत किये जा सकेगें । 

( 2 ) अधिसूचना संख्या 3 / सी5 - 296 / 08 ( खंड संचिका) - 575 दिनांक 04 .03. 11 द्वारा यथा संशोधित 
प्रचलित नियम 106 ( ख ) भारत में बनी विदेशी शराब का आयात बिहार के अन्दर किसी भी स्थान में किया जा सकेगा, 
बशर्ते बिहार राज्य में रूपया 10 ( दस रूपये ) प्रति एल0पी0. एल0 की दर से आयात पास शुल्क लगाया एवं वसूल लिया 
गया हो । 

(3 ) अधिसूचना सं0 3 / सी5 - 296 / 08 ( खंड संचिका) - 575 दिनांक 04. 03. 11 द्वारा यथा संशोधित प्रचलित 
नियम को संशोधित करते हुए निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा । 

106 ( ग ) – भारत निर्मित बीयर का आयात बिहार के किसी भी स्थान में किया जा सकेगा, बशर्ते उस पर 
रूपया 4 ( चार रूपये) प्रति बोतल ( 650 ML) की दर से आयात पास शुल्क की वसूली कर ली गई हो । 

( 4) अधिसूचना संख्या 3 / सी5 - 296 / 08 ( खंड संचिका) - 575 दिनांक 04.03. 11 द्वारा यथा संशोधित प्रचलित 
नियम को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा 

____ 106 ( ग " ग ) – भारत निर्मित बीयर का निर्यात राज्य से देश के अन्य राज्यों में रू0 2 ( दो रूपये) प्रति बोतल 
( 650 एम0एल0 ) की दर से निर्यात पास शुल्क की वसूली के उपरान्त हीं किया जा सकेगा । 

" परंतु राज्य के अंदर बीयर का उत्पादन करने वाले ब्रिवरी अपने कुल मासिक उत्पादन के 50 प्रतिशत से 
अधिक बीयर की मात्रा का राज्य से बाहर निर्यात नहीं करेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 दिसम्बर 2012 
(5 ) अधिसूचना संख्या 3 / सी5 - 296 / 08 ( खंड संचिका) - 575 दिनांक 04.03 .11 द्वारा यथा अंतःस्थापित 
प्रचलित नियम 106 ( ज ) को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा 

___ 106 ( ज ) – एकस्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ( ई०एन०ए० ) का आयात बिहार के अन्दर किसी भी स्थान में किया जा 
सकेगा वशर्ते की रू0 10 ( दस रूपये) प्रति एल०पी०एल० की दर से बिहार राज्य में आयात पास शुल्क लगाया एवं 
वसूल लिया गया है । 

___ (6) पर्षदीय अधिसूचना संख्या 3 / सी5 - 296 / 08 ( खंड संचिका ) - 575 दिनांक 04.03.11 द्वारा यथा संशोधित 
प्रचलित नियम को निम्न प्रकार संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किया जाएगा 

106 (1) ( ख ) – भारत निर्मित विदेशी शराब पर रू0 3 ( तीन रूपये ) प्रति एल. पी.एल. एवं बीयर की वितरकता 
की अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 3 (तीन रूपये ) प्रति बल्क लीटर की दर से बिक्री योग्य स्कंध पर प्रति वर्ष अग्रिम रूप में 
भुगतेय होगा । 

(7) पर्षदीय नियम 35 अधिसूचना सं0 - 2 / 23 - 5 / 90 – 1 दिनांक 25.4.1990 द्वारा प्रख्यापित कम्पाउडिंग अथवा 
ब्लेन्डिंग या दोनो के अनुाज्ञिप्त के लिए रू0 1,00,000.00 (एक लाख ) तथा ब्लेन्डिंग के लिए रू0 1,00,000.00 ( एक 
लाख) अनुज्ञाशुल्क वसूलनीय होगी । 

( 8 ) पर्षदीय नियमावली के नियम 106 (1 ) ( क ) (i) अधिसूचना संख्या 23 - 5 / 94 - 1 - 3816 दिनांक 30.5.1994 
में बंधित भंडागार ( उत्पाद प्रपत्र 19 बी ) के अनुज्ञप्ति के लिए वितरकता अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क रू0 
2,00,000 .00 ( दो लाख) वसूलनीय होगी । 

(9) अधिसूचना संख्या 1046 दिनांक 04 नवम्बर, 2006 में संशोधित करते हुए नियम 42 ( वी ) को निम्नवत् रूप 
से अंत : स्थापित किया जाता है: 

42 वी -नियम 42 ए के अधीन प्रत्येक लेबुल के प्रथम अनुमोदन एवं निबंधन तथा निबंधित प्रत्येक लेबुल के 
वार्षिक नवीकरण के लिए निम्न तालिका के अनुसार शुल्क अनुज्ञाधारी (निर्माता / आपूर्तिकर्ता) द्वारा अग्रिम रूप में देय 
होगा 
| क्र0 

निबंधन शुल्क 

नवीकरण शुल्क 
(i) | विदेशी शराब जो बोतलों में विदेश से आयातित हो । रू0 1,00, 000 .00 रू0 1, 00, 000. 00 

( एक लाख रूपये ) ( एक लाख रूपये) 
(ii ) | आयातित देशी शराब / बीयर जिसकी बोटलिंग भारत में | 

। रू0 1 ,00 , 000 . 00 

रू0 1, 00 ,000. 00 
की जाती हो । 

(एक लाख रूपये ) ___ (एक लाख रूपये) 
भारत निर्मित विदेशी शराब / बीयर जो राज्य अथवा राज्य के बाहर हो । 
प्रतिवर्ष बिक्री हेतु अनुमानित मात्रा ( पेटी में ) निबंधन शुल्क 

नवीकरण शुल्क 
( क) | दस हजार पेटी तक । 

रू0 1,00 , 000. 00 

रू0 50 , 000 . 00 
( एक लाख रूपये ) (पचास हजार रूपये ) 


( ख ) | दस हजार पेटी से अधिक , बीस हजार पेटी तक । 


बीस हजार पेटी से अधिक चालीस हजार पेटी तक । 


रू0 2 , 00 , 000. 00 
( दो लाख रूपये) 

रू0 3, 00, 000.00 
( तीन लाख रूपये ) 


रू0 1 , 00 , 000 . 00 
( एक लाख रूपये ) 

रू0 1,50 , 000 .00 
(एक लाख पचास हजार 


रू० ) 


( घ) । चालीस हजार पेटी से अधिक सत्तर हजार पेटी तक । 


रू0 4,00 ,000. 00 
( चार लाख रूपये ) 

रू0 5 ,00, 000.00 
(पाँच लाख रूपये) 


सत्तर हजार पेटी से अधिक एक लाख पेटी तक | 


( च ) | एक लाख पेटी से अधिक 


रू0 2, 00 , 000. 00 
( दो लाख रूपये) 

रू0 2, 50 ,000. 00 
( दो लाख पचास हजार 

रूपये ) 
रू0 3,00, 000. 00 
( तीन लाख रूपये ) 

रू0 30 , 000 . 00 
( तीस हजार रूपये ) 

रू0 15, 000 .00 
( पन्द्रह हजार रूपये ) 


रू0 6, 00 , 000 . 00 
( छ : लाख रूपये ) 

रू0 30, 000 . 00 
(तीस हजार रूपये ) 

रू0 30 ,000 . 00 
(तीस हजार रूपये ) 


(iv ) | सैन्य कैंटीन से आपूर्ति होनेवाली सभी प्रकार से भारत 

निर्मित विदेशी शराब / बीयर के लिए । 
( v) | मसालेदार देशी शराब के लिए प्रत्युक्त होने वाले लेबुल 

के लिए । 


( 2) अनुज्ञाधारी को अपने लेबल निबंधन अथवा वार्षिक नवीकरण हेतु आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि 
आवेदित ब्राण्ड की कुल कितनी मात्रा ( पेटी में ) उस वर्ष में खपत होने का अनुमान है । उसके द्वारा घोषित अनुमानित 
मात्रा से वर्ष में अधिक खपत होने की स्थिति में निबंधन / नवीकरण की उच्चतर शुल्क दर की अंतर राशि का वह 
देनदार होगा । 


२ 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 दिसम्बर 2012 
निबंधित अथवा नवीकरण लेबुल में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा संशोधन, वह चाहे आकार / रंग / 
लिखावट / डिजाईन से संबंधित हो , नया लेबल माना जायेगा और उसे पुनः निबंधित करना हो 

___ (10) अधिसूचना संख्या 23 - 974 - 2005 दिनांक 08 अगस्त , 2005 में संशोधित करते हुए उत्पाद नियमावली में 
विद्यमान नियम 107 (i) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है: 

107 (i) - राज्य में होटल, रेस्टोरेंट बार, क्लब एवं कैण्टीन की अनुज्ञप्तियों के तहत भारत निर्मित विदेशी मदिरा 
एव बीयर की बिक्री के लिए वार्षिक अनुज्ञाशुल्क निम्नानुसार एक मुश्त अग्रिम भुगतेय होगा । 
(I) 5 सितारा होटलो के लिए 

रू0 20, 00, 000 .00 (बीस लाख) रूपये 
(II) | 4 सितारा होटलो के लिए 

रू0 18, 00 ,000.00 ( अठारह लाख रूपये ) 


( III) | 3 सितारा होटलो के लिए 


रू0 18, 00,000 .00 ( अठारह लाख रूपये ) 
रू0 16, 00, 000.00 ( सोलह लाख रूपये ) 


(IV) पटना एवं मुजफ्फरपुर आदि नगर निगम में | 

अवस्थित होटल के लिए (10 कि0मी0 की परिधि 


में ) । 


( V ) 


रू0 12,00,000. 00 (बारह लाख रूपये ) 


क्रमांक (i), ( ii), ( III) एवं (IV ) को छोडकर अन्य 
नगर परिषद क्षेत्र के लिए (08 कि0मी0 की परिधि 


में ) । 


( VI) 


नगर पंचायत के लिए (03 कि0मी0 की परिधि में ) । 


रू0 10,00,000.00 ( दस लाख रूपये ) 
रू0 8, 00, 000.00 ( आठ लाख रूपये ) 


( VII) | अन्य क्षेत्रों के लिए 


( vi ) | क्लब अनुज्ञप्ति के लिए । 
| (vii ) कैन्टीन अनुज्ञप्ति के लिए । 


रू0 6, 00 ,000.00 ( छ : लाख रूपये ) 
रू0 3,00,000.00 ( तीन लाख रूपये) 


नोट – (i) कैन्टीन अनुज्ञप्तिशुल्क उन्हीं ठेकेदार से वसूलनीय होगा जिन्होने कैन्टीन टिनेन्ट सिस्टम के अंतर्गत 

अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो । 
( ii ) उपर्युक्त अनुज्ञप्तिषुल्क सम्पूर्णतः देय होगा यद्यपि की वित्तीय वर्ष के मध्य में ही अनुज्ञप्ति क्यों नहीं 

प्रदान की गई हो । 
(11 ) अधिसूचना संख्या 1994 दिनांक 29.05. 2009 द्वारा उत्पाद प्रपत्र 27 ( क ) के शर्त संख्या 3 के अंतर्गत 
मसालेदार देशी शराब के निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञाशुल्क के रूप में रू0 15, 00, 000.00 ( पन्द्रह लाख ) एकमुश्त 
अग्रिम वसूलनीय होगा । 
(12 ) यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 

सदस्य, राजस्व पर्षद बिहार के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 7th December 2012 
No. 10 /NITI (Shulk Punrichan )- 88 /2012 - 1538 — In exercise of the powers conferred 
by Section - 90 of the Bihar Excise Act , 1915 (Bihar Act - II ,1915 ), the Board of Revenue , 
Bihar is pleased to make the following amendment in Rules published under notification 23 
137 - 2 ,dated 29th April ,1919 and as amended from time to time . 
( 1 ) The existing rule 106 (d ) as amended vide Board s notification no . 3694 dated 
04. 05 . 1994 is amended as follows : 

“ The necessary permit for supply of India Made Foreign Liquor and Beer may be 
issued to the retail licensees from the wholesale license premises if movement fee @ Rs. 12 
(Rupees twelve) per L . P . L . for India Made Foreign Liquor and Rs. 12/- (Rupees twelve) per 
B . L . has been levied and realized by the issuing district.” 

(2 ) In terms of existing rule 106 (b ) as amended vide notification no . 3 /C5 
296 /08 (part file )-575 dated 04 .03 .11 , India made Foreign Liquor may be imported in any 
place of Bihar , provided that import pass fee at the rate of Rs. 10 (Rupees ten ) per L .P . L . has 
been levied and realized in the State of Bihar . 


asr JGIC ( 31HTERUT), 10 Rahoo 2012 


( 3 ) The existing Rule 106 (c ) as amended vide notification no . 3 /C5 - 296 /08 ( Part 
file ) -575 dated 04 .03 . 11 is amended and substituted as follows : 

“ 106 ( C ) – India Made Beer may be imported in any place of Bihar, provided that 
import pass fee at the rate of Rs.4 (Rupees four ) per bottle (650 ML) has been levied and 
realized in the State of Bihar. 

(4 ) The existing rule 106 (CC ) as amended vide notification no . 3 /C5 - 296 /08 (Part 
file ) -575 dated 04 .03 . 11 is amended and substituted as follows : 

· 106 (C C )- India Made Beer can be exported from the State of Bihar to any other 
State of the Country only after realizing export pass fee at the rate of Rs.2 (Rupees two) per 
bottle (650 ML ) . 

" Provided that the Brewery in the state shall not export more than 50 % of the Beer 
produced by in a month ” . 

(5 ) The existing rule 106 (G ) as inserted rule vide notification no .3 / C - 5 - 296 /08 (part 
file )- 575 dated 04 .03. 11 ,is amended and substituted as follows : 

· 106 ( 6 ) - Extra Neutral Alcohol ( E . N . A .) may be imported in any place of Bihar , 
provided that import pass fee at the rate of Rs. 10 ( Rupees ten ) per L . P . L . has been levied 
and realized in the State of Bihar . 

he existing rule 106 ( 1 ) ( B )as amended vide notification no . 3 /C5 - 296 / 08 (Part 
file )- 575 dated 04 .03 . 11 is amended and substituted as follows : 

· 106 ( 1 )( B ) - For distributer license the license fee of Rs. 3 per L .P .L .on salable stock 
of India Made Foreign Liquor and Rs. 3 per B .L . on Beer shall be payable every year in 
advance . 

) Under Board s rule 35 published vide notification no . 2 / 23 - 5 /90 - 1 dated 
25 . 4 . 1990 , a license fee of Rs. 100000 .00 (Rupees one lakh ) shall be realized for grant of 
compounding or blending or for both license . 

(8 ) Under Board s rule - 106 (1 ) (a ) (i) published vide notification no . 23 - 5 / 94 - 1 - 3816 
dated 30 -5 - 1994 a license fee of Rs. 200000. 00 (Rupees two lakhs ) shall be realized for 
grant of license for bonded warehouse ( excise form 19b ). This will be additional to the 
distributer license fee . 

(9 ) The rule 42 ( B ) , inserted vide notification no . 1046 dated 4h November 2006 is 
amended and inserted as follows : 

• 42B – A fee for the first approval and registration of Each label and subsequently 
annual renewal fee of each registered label approved under rule 42 A shall be payable in 
advance by the licensee (manufacturer / supplier ) as per the table below : 
Sl.No 

Registration Renewal fee 

Fee 
Foreign Liquor , which is imported in bottles Rs. 100000 .00 100000 .00 

(One Lakh ) (One Lakh ) 
Imported foreign liquor/beer which is 

Rs. 100000 . 00 100000 .00 
bottled in India 

(One Lakh ) (One Lakh ) 
India Made Foreign Liquor /Beer, which is manufactured in State or outside the 
State . 

ESTIMATED QUANTITY OF SALE Registration fee Renewal fee 
IN EACH YEAR ( IN CASES ) 
Upto ten thousand cases 

Rs.100000 .00 Rs.50000 . 00 
(One Lakh ) 

( Fifty 

Thousands) 
(b ) More than ten thousand cases and upto Rs. 200000 .00 Rs. 100000 . 00 
twenty thousand cases 

( Two Lakhs) (One Lakh ) 


| ( i) 


( iii ) 


(a ) 


PETE JJC ( 31HTERUT), 10 Tahtal 2012 


( c ) 


More than twenty thousand cases 
and upto forty thousand cases 


Rs. 300000 . 00 
( Three Lakhs ) 


More than forty thousand cases 
and upto seventy thousand cases 
More that seventy thousand cases 
And upto one lakh cases 


Rs.400000 .00 
( Four Lakhs) 
Rs.500000 .00 
(Five Lakhs ) 


( e ) 


Rs. 150000 . 00 
(One Lakh 

Fifty 
Thousands ) 
Rs.200000 . 00 
( Two Lakhs) 
Rs. 250000 .00 
( Two Lakhs 

Fifty 
Thousands) 
Rs. 300000 .00 
( Three Lakhs) 
Rs. 30000 . 00 

( Thirty 
Thousands) 
Rs. 15000 .00 

(Fifteen 
Thousands ) 


More than one lakh cases 


(iv ) 


For all kinds of India Made 
Foreign liquor / Beer supplied from 
Military Canteen 
Label used for spiced country liquor 


Rs.600000 .00 

(Six Lakhs) 
Rs. 30000 . 00 

( Thirty 
Thousands) 
Rs. 30000 . 00 

( Thirty 
Thousands ) 


(2 ) The licensee has to clearly mention in the application for registration or annual 
renewal of his label ,the total quantity (in cases) of consumption estimated in that y 
the brand applied . In case of consumption , during the year , is higher than the stipulated the 
licensee shall have to pay the difference amount due for the higher slab of 
registration /renewal fee . 

Any change or modification in the registered or renewal label ,either in size / colour/ 
script/ design shall be deemed to be a new one and has to be registered again . 

( 10 ) Rule 107 of the Excise rules notified vide notification no .23 - 974 - 2005 dated 
08 .08 . 2005 is amended and substituted as follows: 

· 107 (1 )- Annual License fee for all sale of India Made foreign liquor and beer 
under hotel, restaurant bar ,Club and canteen in the state shall be payable in one lump sum 
in advance as per following scales : 
For five star hotels 

Rs.2000000 .00 ( Twenty lakhs) 
( ii ) For four star hotels 

Rs. 1800000 .00 ( eighteen lakhs ) 
For three star hotels 

Rs. 1800000 . 00 (eighteen lakhs ) 
| (iv ) Hotel situated in Patna and 

Rs. 1600000 .00 ( Sixteen lakhs ) 
Muzaffarpur municipal Corporation 
etc .area (within a radius of 10 

kilometer ) 
( V ) Except serial nos .(i),( ii ), ( iii ) and (iv ) Rs. 1200000. 00 ( Twelve lakhs ) 

for other area of Nagar Parishad 
(within a radius of 08 kilometer ) 
For Nagar Panchayat(within 

Rs. 1000000 .00 ( Ten lakhs ) 
A radius of 03 Kilomete ) 
| (vii ) For other areas 

Rs. 800000 . 00 ( eight lakhs) 
| (viii ) For club license 

Rs.600000 .00 (six lakhs) 
(ix ) For canteen license 

Rs. 300000 .00 (three lakhs) 


( iii) 


asr JGIC ( 31HTERUT), 10 Rahook 2012 
Note — (i) For Canteen License the fees shall be liable only whom it is held by a contractor 

under the canteen tenant systems. 
(ii) The above license fees payable in full even if the license is granted in mid of the 

financial year. 

( 11 ) Under condition no . 3 of excise form no . 27 A published vide notification 
no . 1994 dated 29 .05 .09 a license fee of Rs. 1500000 . 00 (Rupees Fifteen lakhs) lump -sum in 
advance shall be realized for the grant of license for manufacturer of spiced country liquor. 

( 12 ) The above notification shall come into force with effect from the date of its 
publication in OfficialGazette . 

By order of the Member , Board of Revenue, Bihar, 

Sd /- Illegible, 
Deputy Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 31HTERUT ) 656 -571 + 10 - Słodontoi 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


